रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


RECiD. NO. D.L -33004/ 99 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


. 


.. 


. 


trika 


: सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग [I – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3---Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 6 , 2012 / आषाढ़ 15 1934 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2012 /ASADHA 15 , 1934 


सं. 1283 ] 
No . 12831 


. 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2012 
का . आ . 1522( अ). - यतः केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 93 ( अ ) , तारीख 19 जनवरी , 2012, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 229. 829 किमी. से 228. 976 
कि . मी . ( रीवा - हनुमना सेक्शन ) तक के भू - खण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन करने ) , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक 
प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी . 

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन 11 फरवरी, 2012 को 
" द हितवाद जबलपुर संस्करण में " और 12 फरवरी , 2012 को " दैनिक जागरण रीवा संस्करण में प्रकाशित किया गया था ; 

और जबकि आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन पर विचार किया गया तथा इन्हें अस्वीकृत कर दिया गया । 

और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


2489 GI/ 2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART !! - - SEC. 3(ii)] . 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के किमी. 229. 829 से किमी. 228.976 तक ( रीवा-हनुमना ) खंड 
में पड़ने वाली संरचना सहित या संरचना रहित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्रम जिला का तालुक का गाँव का नाम सर्वेक्षण भूमि का भूमि की प्रकृति भूमि का भू स्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम | 
संख्या नाम । नाम संख्या प्रकार 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर 


8 


2 
रीवा । 


हुजुर 


रतहरा 


निजी 


47717 


मकान पक्का 


47714 । निजी पडती ! 0.039 दुर्गा प्रसाद सुपुत्र रामभरोसे अवस्थी ! 
477/ 5 

पडती 

_ 0.039 ज्ञानचन्द्र सुपुत्र रामभरोसे अवस्थी । 
47716 ! निजी पडती | 0.040 सुधीर कुमार सुपुत्र रामभरोसे अवस्थी । 

निजी पडती 0. 019 हरीश कुमार सुपुत्र रामभरेसा अवस्थी । 
478/ 2 | निजी पडती 

श्रीमती सुमित्री देवी पत्नी रामसेवक 
0 . 009 

पटेल 
पडती 
47912 | निजी 

कृष्णमुरारी सुपुत्र ज्ञानेन्द्र पटेल ना०वली 
0 . 002 

सौवीप्रसाद पटेल 
47913 , निजी | मकान पक्का 0.001 भारद्वाज सुपुत्र तुलसीदास जाति पटेल | 
479/ 4 | निजी पडती 0.020 भूपेन्द्र कुमार सुपुत्र रामकृपाल गुप्ता .. 

नेमीचन्द्र सुपुत्र वंशीलाल जैन नितिन 
479/ 5 | निजी | मकान पक्का 0 .025 

जैन सुपुत्र नेमीचन्द्र जैन 
479/ 6 | निजी पडती ___ 0.025 श्रीमती सन्जू गुप्ता पत्नी शैलेन्द्र गुप्ता 

श्रीमती चन्द्रवती देवी पत्नी महेन्द्र 
479/ 7 | निजी 

पडती 

0 . 010 

कुमार जाति पटेल 
479/ 8 निजी मकान पक्का I0.004 राजकली पत्नी सुरेश कुमार पटेल 
479/11 | निजी 

0. 001 राजेश सुपुत्र बैजनाथ पटेल 
479/ 12 | निजी 

0.003 | सुरेन्द्र सुपुत्र गैवीप्रसाद पटेल 

कृष्णकुमार रामकुमार शिवकुमार कुशुम । 
489/ 1 , निजी मकान पक्का 0. 031 

उर्फ गोलीना सुपुत्र बद्रीप्रसाद बाजपेई 
ढावा, मकान 
496 / 1 निजी 

0.060 हरीश कुमार सुपुत्र रामाश्रय द्विवेदी 

बद्री विशाल, शिवकुमार, कृष्ण कुमार 
498/ 1 

ढावा , मकान 
निजी 

0. 026 
पक्का 

सुपुत्र रामलाल जाति ब्रा . 
498/ 2 

भैयालाल उर्फ शिवलखन सुपुत्र 
दुकान , मकान 

0. 025 

रामदर्शन . 
498/3 | निजी कृषि सिंचित | 0.019 अरूण कुमार सुपुत्र रामलखन 
49911 निजी पडती 

0.009 

दीपचन्द्र सुपुत्र लटूराम जाति 

विश्वकर्मा 
49912 निजी पद्धती 0.00५ विष्णु प्रसाद सुपुत्र लटूराम विश्वकर्मा 
499 /3 ! निजी पडती 0. 009 किसन प्रसाद सुपुत्र लटूराम विश्वकर्मा 
49914 | निजी पडती 0.009 अरूण कुमार सुपुत्र लटूराम विष्वकर्मा 
499/5 निजी । पडती 

0.009 चन्द्रवती पत्नी के0पी0 गुप्ता 
49916 निजी पडती 1 0.001 अनिल कुमार सुपुत्र लटूराम विश्वकर्मा 


मकान पक्का . 


पक्का 


निजी | 


पक्का 


[ भाग 1]---- खण्ड 3(ii )! 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी । 


| 499 /6/2 ! निजी | पडती । 0.004 निर्मला पत्नी संतोष 
499 / 6 / 3 निजी पड़ती | 0. 004 निर्मला पत्नी संतोष 
500 निजी कृषि सिंचित 

0.015 

भैयालाल सुपुत्र केदारप्रसाद जाति बढ़ई । 
कृषि सिंचित , 
501 । 

0. 096 भैयालाल सुपुत्र केदारप्रसाद जाति बढ़ई 
मकान कच्चा 
502/ 1 | निजी | कृषि सिंचित 

0. 066 चन्द्रशेखर सुपुत्र रामपति पटेल 

मकान पक्का 
502/2 / निजी पडती । 0.026 विद्यादेवी पुत्री उमादत्त अग्निहोत्री 

श्रीमती मानवती पत्नी शम्भूनाथ पटेल 
लालबहादुर सुपुत्र छोटेलाल पटेल 

रामनरेश सुपुत्र छविलाल पटेल व . 
50213 | निजी | दुकान पक्का । 0.012 

रतिभान सुपुत्र राजमणि , श्रीमती 
राजकुमारी पत्नी छोटेलाल , रामवती 
पति रामहित पटेल सा० रतहरा 

भीमसेन सुपुत्र नारायण प्रसाद शांती 
50214 | निजी | पडती । 0.005 पत्नी हरिहर प्रसाद मु. रामरती पत्नी 

| महावीर जाति पटेल 
| 50215 | निजी | पडती 0.021 ओमप्रकाश सपुत्र आर के . तिवारी 
| 502/6 निजी | मकान पक्का | 0. 009 रोहित कुमार सुपुत्र शेषमणि पटेल 
[ फा . सं . आर डब्ल्यू / एन एच - 37014/ 2/ 201 ] - एनएचडीपी - IVए ] 

__ माया प्रकाश, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th July, 2012 


S. 0 . 1522 ( E ). ~~- Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S .O . 93 ( E ), dated the 19th January, 2012 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub -section (ii) issued under sub -section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Ac!, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning etc. ),maintenance ,management and operation 
of National Highway No. 7, on the stretch of land from Km .229 .829 to Km . 228. 976 (Rewa-Hanumana Section ) in the State 
of Madhya Pradesh; 


And whereas the substance of the said notification has been published in the " The Hitvad Jabalpur Edition " , 
dated 13th February, 2012 ; "Dainik Jagran Rewa Edition " dated 12th February, 2012 , under sub -section ( 3 ) of Section 3Aof 
the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competenii 
authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submit 
ted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report ofthe competent authority and in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section (2 )of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely 
in the Central Governinent, free from all encumbrancos . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11— SEC, 3( ii)} 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km 229 .829 to Km 228. 976 ,000 (Rewa-- Hanumana ) on the National Highway No.07 in the State of 

Madhya Pradesh 


Name of Owner 


Sr. Name of Name of Name or Survey Type 
No . District Taluka Village No. of 

Land 


Nature of Acquired 

Land 1 area in 


Hec . 


8 


Rewa 


| Huzoor 


Ratahara 


Padati 


0 .039 


47714 Private 
477 /5 Private 
477 /6 

Private 


0 .039 


Padati 
Padati 


0 .040 


Padati 


47707 Private 


0.019 
0 . 009 


478 / 2 


Private 


Padati 


Padati 


479/2 : Private 


0 .002 


479/ 3 Private House Pakka 
479 /4 

Private Padati 


0 .001 
0.020 


479/5 


Private House Pakka 


Durga Prasad Slo Rambharose 
Avashthi 
Gyanchandra S/o Rambharose 
Sudeer Kumar Slo Rambharose 
Avashthi 
Hareesh Kumar S /o Rambharose 
Avashthi 
Sumitri Devi Wlo Ram Sevak Patel 
Krishnamurari Slo Gyanedra Patel , 
Na. Vali Gaivi Prasad Patel 
Bhardwaj Slo Tulsidas Cast Patel 
Bhupendra Kumar Slo Ramkripaal 
Gupta 
Nemichandra Slo Vanshi Lal Jain , 
Nitin Jain Slo Nemichandra Jain 
Sanju Gupta W /o Shelendra Gupta 
Chandravati Devi W /o Mahendra 
Kumar Cast Patel 
Rajkali Wlo Suresh Kumar Patel 
Rajesh S/ o Baijnaath Patel 
Surendra S/o Gaivi Prasad Pate! 
Krishana Kumar, Ram Kumar, Shiv 
Kumar, Kushum Slo Badri Prasad 
Bajpay 
Hareesh Kumar Slo Ramashraya 
dwedi 
|Badri, Vishal, Shivkumar, Krishna 
Kumar Slo Ram Lal Bra . 
Bhaiya iai urf Shivlakhan Slo 
Ramdarshan 


479 /6 


Private 


Padati 


Private 


Padati 


0 .025 
0 .025 
0.010 
0 . 004 
0 . 001 
0 .003 


479/ 7 


479 /8 Private House Pakka 
479 / 11 Private House Pakka 
479 / 12 Private House Pakka 

Private House Pakka 
489 / 1 


0 . 031 


0 .060 


498 / 1 


0 .026 


Private Dhawa , 
496 /1 

House Pakka 
Private Dhawa, 

House Pakka 
498 /2 Private Shop , 

House Pakka 
sia Private Agricultural 
498 / 3 

Irrigated 
Private Padati 
499 / 1 


0 .025 


0.019 


0 .009 


Padati 


499 /2 Private 


0 .009 


499 /3 Private 


Padati 


0 .009 


Arun Kumar Slo Ramlakhan 
Deep chand Slo Lattu ram Cast 
Vishwkarma 
Vishnu prasad S / O Lattu 
İram Vishwakarma 
Kishan prasad S / O Lattu 
ram Vishwakarma 
Arun Kumar S / O Lattu 
ram Vishwakarma 
Chandravati W /O K .P.Gupta 
Anil Kumar S / O Lattu 
ram Vishwakarma 


499/4 | Private 


, Padati 


0 .009 


499/5 Private 


Padati 


0 .009 


Padati 


Private 


49910 


0 .001 


[ T ]- - 045 3 ( ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


0 .004 
0 . 004 
0.015 


Nirmala W / O Santosh 
Nirmala W /O Santosh 
Bhaiya Lal Slo Kedharnaath Cast 
Badhai 


500 


499/612 Private Padati 
499 /6 /3 Private Padati 
Private Agricultural 

Irrigated 
Private | Agricultural 
501 

Irrigated 

House 

Kaccha 
Private Agricultural 
502 / 1 

Irrigated 

House Pakka 
Private 

Padati 


0 .096 


Bhaiya Lal Slo Kedlarnaath Cast 
Badhai 


0.066 


Chandra Shekhar S/o Rampati Patel 


| 50212 


0 . 026 


50213 Private Shop Pakka 


0 .012 


Vidya Devi D /o Umadat Cast 
Agnihotri 
Manvati W /O Shambhunaath Patel 
Laal Bhahdur Slo Chote Lal Patel , 
Ramnaresh S /o Chavi Lal Patel, 
|Ratibhan Slo Rajmani, Smt. 
|Rajkumari Wło Chotelal, Ramvati 
W /o Ramhit Patel Sa - Ratahara 
Bhimsen S /o Narayan Prasad , Shanti 
W /o Harihar Prasad , Ramrati Wlo 
Mahaveer Cast Patel 
Om Prakash Slo R . K . Tiwari 
Rohit KumarS /O Shesmani patel 


Private 


Padati 


50214 


0 . 005 


50215 Private Padati 
502 /6 Private House Pakka 


0 .021 
0 .009 


[ F . No. RW /NH - 37014 / 2 / 2011-NH- DP -IVA ) 

MAYA PRAKASH ,Dy. Secy . 


9. 69 6 2 


Printeit by the Manager, Giovenimenito ! India Press , Ring Road , Meyepuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


